PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MARCH 27, 1984 (CHTR . 7 , 1906 SAKA) 


285 


गृह विभाग 


दिनांक 16 मार्च, 1984 


मं ० 3066/ डो - 2- चूंकि हरियाणा के राज्यापाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे वर्णित भूमि सरकार द्वारा सरकारी 
खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् थाना सढौरा तहसील नारायणगढ़ , जिला अम्बाला के पुलिस कर्मचारियों हेतु पारिवारिक 
पावासीय भवन निर्माण हेतु तुरन्त अपेक्षित है. जिसके लिये भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उप -धारा ( 2 ) 
के खण्ड ( ग ) को साथ पढ़ते हुए धारा 4 के अधीन अधिसूचना सं ० 3060/ डी -2, दिनांक 16 मानं, 1984 प्रकाशित की 
गई है इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये तुरन्त अपेक्षित 


यह अधिसूचना भूमि अजंन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उप - बन्धों के अधीन सभी संवन्धित व्यक्तियों की 
जानकारी के लिये की जाती है । 

भूमि के नक्शे भूमि अर्जन कलक्टर , हरियाणा, लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क शाखा , टमबाला छावनी के 
कार्यालय में देखे जा सकते है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव / कस्बा 


भूमि का क्षेत्रफल 


क्षेत्र का विवरण 


नारायणगढ़ 


सहोरा 


1.30 एकड 


खसरा सं ० 27/34 


एल . सी . गप्ता. 
सचिव , हरियाणा सरकार , 


गृह विभाग । 


HOME DEPARTMENT 


The 16th March, 1984 


No. 3066/ D - 2. - Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land 

satisfied that land described in the 
specification below is needed urgently by the Government at public expense for a public purpose , 
namely , for the construction of building of family quarters of Police Staff posted at Police Station 
Sadhaura, District Ambala for which Haryana Government , Home Department, notification No. 3060 / 
D -2, dated 16th March , 1984, under section 4 read with clause (c ) of sub -section (2 ) of section 17 of 
the Land Acquisition Act, 1894, has been published , it is hereby declared that the land described 
in the specification below is needed urgently for the above purpose. 

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 
1894, for the information of all to whom it may concern . 

The plan of the lard may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, 
Haryana , P. W. D., B. & R. Brarch , Ambala Cantt. 


SPECIFICATION 


District 


Tehsill 


Village / Town 


Khasra No. 


Area 


Ambala 


Naraingarh 


Sadhaura 


27/34 


1-30 Acres 


L. C. GUPTA , 


Secretary to Government , Haryana , 

Home Department . 


